निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना - 470 ) 


१ आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार , 1 अक्तूबर 2008 


वाणिज्य कर विभाग 


1 . 


अधिसूचनाएं 

30 सितम्बर 2008 
एस० ओ० 194, दिनांक 1 अक्तूबर , 2008 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 
( 2005 का अधिनियम 27 ) की धारा 10 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए बिहार राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 43 एवं 44 
दिनांक 02.07. 07 में निम्न संशोधन करते हैं : 

संशोधन 
उक्त अधिसूचना के क्रमांक 28, 29 एवं 30 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) स्तम्भ ( 3 ) 
की वर्तमान प्रविष्टि को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 
पटना जिला के पटना सिटी अनुमंडल के मालसलामी , दीदारगंज , फतुहा, 

खुसरूपुर एंव दनियावॉ पुलिस थाना का क्षेत्र | 
2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 31 , 32 एवं 33 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) स्तम्भ (3) 

की वर्तमान प्रविष्टि को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 
पटना जिला के पटनासिटी अनुमंडल का शेष क्षेत्र जो पटनासिटी पूर्वी अंचल 

एवं कदमकुऑ अंचल को आवंटित नहीं है । " 
3. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 77 एवं 78 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) के प्रविष्टि को 

निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 
" पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल अनुमंडल का रक्सौल एवं रामगढ़वा पुलिस 
थाना क्षेत्र तथा शिकरहना अनुमंडल का आदापुर , छोड़ादानों एवं घोड़ासहन थाना 

क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी चम्पारण जिला का सम्पूर्ण क्षेत्र | 
4 . उक्त अधिसूचना के क्रमांक 79 एवं 80 (हिन्दी पाठ ) के स्तम्भ (3 ) के प्रविष्टि को 

निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 
" वगहा अंचल को आवंटित क्षेत्र छोड़कर पश्चिमी चम्पारण जिले का सम्पूर्ण 
क्षेत्र । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2008 


5. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 81 एवं 82 (हिन्दी पाठ ) के स्तम्भ ( 3 ) के प्रविष्टि के 

" वगहा अनुमंडल एवं का सम्पूर्ण क्षेत्र के मध्य से जिला शब्द को विलोपित 
किया जाता है । 
6 . उक्त अधिसूचना के क्रमांक 83 एवं 84 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) के स्तम्भ ( 3 ) के 

वर्तमान प्रविष्टि से सदर अनुमंडल को रक्सौल अनुमंडल से प्रतिस्थापित किया 

जाता है । 
7. उक्त अधिसूचना के ( अंग्रेजी पाठ ) के क्रमांक 85 के स्तम्भ (3 ) के वर्तमान प्रविष्टि 

में सीतामढ़ी के बाद शिवहर जिला जोड़ा जाता है । 
क्रमांक 110 एवं 111 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) के स्तम्भ ( 3 ) के वर्तमान प्रविष्टि 

में शब्द " भभुआ " को " कैमूर " से प्रतिस्थापित किया जाता है । 
9. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 160 , 161 एवं 162 (हिन्दी पाठ ) के स्तम्भ (3) के 

वर्तमान प्रविष्टि को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 

"तेघड़ा अंचल को आवंटित क्षेत्र को छोड़कर बेगूसराय जिला का सम्पूर्ण क्षेत्र | 
10 . उक्त अधिसूचना के क्रमांक 167 एवं 168 (हिन्दी पाठ ) के स्तम्भ ( 3 ) के वर्तमान 

प्रविष्टि को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 
" दलसिंहसराय अंचल को आवंटित क्षेत्र को छोड़कर समस्तीपुर जिला का सम्पूर्ण 

क्षेत्र " । 
11. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 169 एवं 170 ( अंग्रेजी पाठ ) के स्तम्भ (3) के वर्तमान 

प्रविष्टि में रोसड़ा अनुमंडल के पूर्व “विभूतिपुर थाना जोड़ा जाता है । 
उक्त अधिसूचना के क्रमांक 171 एवं 172 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) के स्तम्भ (3 ) 
के वर्तमान प्रविष्टि में मनसूरचक थाना क्षेत्र एवं फुलवरिया थाना जोड़ा जाता है । 
उक्त अधिसूचना के क्रमांक 169 एवं 170 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) को विलोपित 

किया जाता है । 
14. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 167 एवं 168 (हिन्दी पाठ ) के स्तम्भ (3) के वर्तमान 

प्रविष्टि को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है : 

" समस्तीपुर जिला का सम्पूर्ण क्षेत्र । " । 
यह संशोधन क्रमांक - 1 से 12 तक दिनांक 02.07.07 एवं क्रमांक - 13 एवं 14 अधिसूचना 
निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा । 

संचिका सं0 6 / प0सृ0 - 19 - 01 / 06 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 

आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 
30 सितम्बर 2008 
एस0ओ0 195, एस0 ओ0 194, दिनांक 1 अक्तूबर, 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 

संचिका सं0 6 / प0सृ० - 19 - 01 / 06 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


Par JGIC ( 31HTERUT), 1 31 del 2008 


2 . 


* 


The 30th September 2008 
So . 194 , dated 1st October 2008 — In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 ( Act no. 27 of 2005 ) the 
Governor of Bihar is pleased to make the following amendments of the Govrnment of 
Bihar . Commercial Taxes Department Notification No . So 43 & 44 dt/ 02. 07 . 07 

AMENDMENTS 
1 . For the persent entries in col (3 ) of serial No. 28 , 29 & 30 of the said 

notification ( In Hindi & English version ) is substituted as follow : 
“ Geographical areas of Malsalami, Dedarganj. Fatuah . Khausroopur and 
Daniyawa police station of Patna City sub - Division of Patna District . 
Form the persent entries in col(3 ) of serial No. 31, 32 & 33 of the said 
notification ( In Hindi & English version ) is substituted as follows : 
" Whole of area of Patna City Sub - division except the area falling under 
jurisdication ofPatna city East Circle and Kadamkuan Circle ." 
Form the persent entries in col( 3 ) of serial No . 77 & 78 of the said 
notification ( In Hindi & English version ) is substituted as follows : 
" The whole part of the district of East Champaran except Raxaul and 
Ramgarhwa P .S . of Raxaul Sub -division and Adapur , Chhauradano & 
Ghora - Shahan P .S . of Sikrahna sub - division ” . 
Form the persent entries in col( 3 ) of serial No. 79 & 80 of the said 
notification ( In Hindi version ) is substituted as follows : 
“ The whole part of the district of West Champaran except area allotted 
to Bagaha Circle” . 
Form the persent entries in col( 3) of serial No . 81 & 82 of the said 
notification (In Hindi version ), the word “ District ” in between the word 
“ Bagha sub - division ” and “ the whole part” is delated . 
Form the persent entries in col( 3 ) of serial No. 83 & 84 of the said 
notification (In Hindi & English version ) the word " Sadar Sub - division ” is 
substituted by the word “ Raxual Sub - division ” . 
In the persent entries in col(3 ) of serial No . 85 of the said notification (In 
English version ) The word " Sheohar” is added after the word 
“ Sitamarhi” . 
In the persent entries in col( 3 ) of serial No. 110 & 111 of the said 
notification ( In Hindi & English version ) the word “ Bhabhua ” is 
substituted by the word “ Kaimoor ” . 
Form the persent entries in col( 3 ) of serial No . 160 , 161 & 162 of the said 
notification (In Hindi version ) is substituted as follows : 
“ The whole part of the district of Begusarai, except the area of Teghra 
Circle . 
Form the persent entries in col( 3 ) of serial No. 167 & 168 of the said 
notification (In Hindi version ) is substituted as follows : 
“ The whole part of the district of Samastipur, except the area of 

Dalsingsarai Circle." 
11 . In the persent entries in col(3 ) of serial No. 169 & 170 of the said 

notification (In English version ) the word " Bibhutipur Police Station of” is 
added before the word “ Rosara Sub - division .” 


i 


• 


o 


o 


• 


fabR JOIC (31HTETUT), 1 34cdo 


2008 


13 . 


12 . In the persent entries in col( 3) of serial No . 171 & 172 of the said 

notification (In Hindi & English version ) Mansoorchack Police Station and 
Phulbaria Police Sation is added . 

SerialNo. 169 & 170 ( In Hindi & English version ) is delated . 
14 . Form the persent entries in col( 3 ) of serial No. 167 & 168 of the said 

notification ( In Hindi version ) is substituted as follows : 

“ The whole part of the district of Samastipur.” 
Serial No 1 to 12 of this Notification shall come into force with effect form 
date 02 . 07 .07 and SerialNo 13 to 14 from the date of issue of this Notification . 

Fill No . 6 / Pad -sri- 19 - 1 / 2006 
By order of the Governor of Bihar . 

SUBHAKIRTI MAJUMDAR , 
Commissioner- cum - Principal Secretary, 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( 31HTETUT) 470 - 571+ 1000 -sococtol 


